. 


The 


... 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

19 भाद्र , 1937 ( श०) 
संख्या 670 राँची, गुरुवार 

10 सितम्बर , 2 0 15 ( ई० ) 
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग 


( सहकारिता प्रभाग) 


शुद्धि - पत्र 
3 सितम्बर , 2 0 15 


. 


संख्या- 7/ यो0(फसल बीमा) खरीफ 2015 - 03 / 2015 सह0 2 4 8 5 .. भारत सरकार , कृषि मंत्रालय, कृषि एवं 
सहकारिता विभाग, नई दिल्ली के पत्रांक- 13017/ 04/ 2014- Credit-II ( Pt . 2) दिनांक 02 सितम्बर , 2015 के 
द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना NAISH खरीफ - 2015 के अंतर्गत गैर ऋणी कृषकों के लिए Cuf off date 
दिनांक 15 सितम्बर , 2015 तक कतिपय शर्तों के साथ विस्तारित की गई है,जिसके आलोक में राष्ट्रीय 
कृषि बीमा योजना NAISH खरीफ - 2015 के लिए निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या 1275 दिनांक 20 
मई, 2015 एवं तआलोक में शुद्धि पत्र संख्या 1986 दिनांक 22 जुलाई, 2015 में निम्नलिखित दिशा 
निर्देश जारी किया जाता है: . 


( क ) गैर- ऋणी कृषको के लिए. शामिल होने हेतु अवधि 01 अगस्त, 2015 से 15 सितम्बर , 2015 तक 
विस्तारित की जाती है | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 10 सितम्बर, 2015 


( ख ) वैसे गैर ऋणी कृषक , जिन्होंने अधिसूचित फसलों की बुआई 01 अगस्त , 2015 से 15 सितम्बर , 
2015 तक की हो तथा फसलों की स्थिति सामान्य हो , शामिल हो सकते हैं । 


( ग) गैर ऋणी कृषको द्वारा समर्पित प्रस्ताव पत्र में कृषको द्वारा उद्घोषित बोए गए अधिसूचित फसलों के 
क्षेत्रफल का सत्यापन सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा । 


( घ) विस्तारित अवधि में गैर ऋणी कृषक निर्धारित उपजदर के समर्थन मूल्य तक सामान्य बीमा के 
पात्र होंगे । 


(ड .) गैर ऋणी कृषक प्रस्ताव पत्र एवं प्रीमियम उपरोक्त अधिसूचना के कंडिका- 13 ( ii ) में उल्लेखित 
नियमावली के अनुसार बैंकों में जमा करेंगे, जिसकी अंतिम तिथि 15 सितम्बर, 2015 तक होगी एवं 
बैंकों द्वारा घोषणा पत्र एवं प्रीमियम एग्रीकल्चर इंष्योरेंस कम्पनी ऑफ इडिया लि0 के क्षेत्रीय कार्यालय. 
राँची में समर्पित करने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर, 2015 तक होगी । 


2. अधिसूचना में अंकित शेष निदेश एवं शर्ते यथावत रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से ] 
डॉ . नितिन मदन कुलकर्णी, 

सरकार के सचिव । 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गज़ट ( असाधारण ) 6 70 – 5 0 +50 | 


